रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/99 


सं . 3623 ] 
No. 3623 ] 


- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


yeyjar 

P 


सत्यमेव जयते 

का 


सी . जी . डी . एल . -अ . - 13082022-238098 


5462 GI / 2022 


CG - DL - E - 13082022-238098 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. -33004/99 


नई दिल्ली , शुक्रवार , अगस्त 12 , 2022 / श्रावण 21 , 1944 

NEW DELHI , FRIDAY , AUGUST 12 , 2022 / SHRAVANA 21 , 1944 


रेल मंत्रालय 
( रेलवे बोर्ड ) 
अधिसूचना 

नई दिल्ली , 10 अगस्त , 2022 

का . आ . 3796 ( अ ) . – केन्द्रीय सरकार , रेल अधिनियम , 1989 ( 1989 का 24 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 20 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी , भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उप - खण्ड ( ii ) , तारीख 12 अप्रैल , 2022 में प्रकाशित , भारत सरकार के रेल 
मंत्रालय ( रेलवे बोर्ड ) की अधिसूचना संख्यांक का . आ . 1777 ( अ ) , तारीख 07 अप्रैल , 2022 ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है ) , द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमि को , उत्तर प्रदेश राज्य के चन्दौली जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् , ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट 
कोरिडोर के निष्पादन , रख- रखाव , प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय 
की घोषणा की थी ; 


और , उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20 क की उपधारा ( 4 ) के अधीन दैनिक 
समाचार पत्रों अर्थात् , " दैनिक जागरण " और " हिन्दुस्तान " में तारीख 28 अप्रैल , 2022 को प्रकाशित किया 

गया था ; 


और , कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया है तद्नुसार 
आदेश पारित कर दिए गए हैं , 


और , उक्त अधिनियम की धारा 20 ङ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , सक्षम प्राधिकारी ने अपनी 
रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है ; 


( 1 ) 


2 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

अतः अब केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त 
अधिनियम की धारा 20 ङ की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती 
है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी ; 


और यह कि केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 20 ङ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में 
यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 

उत्तर प्रदेश राज्य के चन्दौली जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर 
के लिए संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण | 

जिला : चन्दौली 

क्र . तहसील 
सं . 


2 


3 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


गाटा | जमीन 

जमीन अधिग्रहीत 

सं . 

का 

की 

पकार प्रकृति 

1 चन्दौली अनुरूद्धपुर 144 निजी कृषि 


4 


तहसील ग्राम की 

सूची 


5 


142 निजी कृषि 


141 निजी 


110 निजी 


कृषि 


कृषि 


अधिग्रहीत भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 
क्षेत्रफल 

( ह . में ) 

0.0160 


128 निजी कृषि 


0.0472 मुराहू पुत्र छेदी , हरदेई पत्नी बंशनारायण , 

अवधेश पाल , अशोक पाल पुत्रगण 
वंशनारायण , श्यामपाल पुत्र बचानू । 


0.0392 


0.0352 


कुमार , 

सावित्री देवी पत्नी दूधनाथ केवट , रामआशीष 
रामप्रवेश , राकेश कुमार , विमलेश 
कुमार पुत्रगण दूधनाथ केवट , रेनू कुमारी पुत्री 
दूधनाथ केवट , शिवनाथ , देवनाथ पुत्रगण 
सहदेव , रामप्रकाश , कन्हैया पुत्रगण मुन्नीलाल , 
कपिलदेव , सदानन्द , रविन्द्र , सुरेश पुत्रगण 
उमांशंकर , अनिल कुमार पुत्र सरस्वती प्रसाद 
रेनू देवी पत्नी अरूण कुमार , अनुपम , अनुराग 
पुत्रगण अरूण कुमार , सतीश कुमार , संजीव 
कुमार , मनोज कुमार पुत्रगण राजेन्द्र प्रसाद । 


0.0350 


मुराहू पुत्र छेदी , हरदेई पत्नी बंशनारायण , 
अवधेश पाल , अशोक पाल पुत्रगण 

वंशनारायण । 


लालती पत्नी रामलखन , रामसेवक प्रसाद , 
उमाशंकर पुत्रगण रामलखन , पदमाजा देवी 
पत्नी राधेश्याम , राघवेन्द्र सिंह , धीरेन्द्र कुमार 
राय पुत्रगण राधेश्याम , रामप्यारे , राजेश कुमार 
पुत्रगण गौरीशंकर , कतेनरायन पुत्र हरपाल , 
गौरीशंकर , अवधनरायन , सकलनरायन पुत्रगण 
भागवत , नरेन्द्र , सुरेन्द्र पुत्रगण विजयबहादुर , 
ओकर , कमला पुत्रगण लक्ष्मीनरायन , सतेन्द्र 
कुमार सिंह , जनार्दन कुमार सिंह पुत्रगण 
तेजबहादुर , हीरावती देवी पत्नी तेजबहादुर , 
उमराव , कुवर , अनन्त पुत्रगण रामअधार , 
गिरजा पत्नी रामअधार , प्रेम सिंह , सन्तोष 
पुत्रगण भुवनेश्वर ओमप्रकाश पुत्र गुलाब , 
भगौती , ठाकुर प्रसाद पुत्रगण वंशनरायन , 
फतेनरायन पुत्र हरपाल , प्रभुनरायन पुत्र 
श्यामकार्तिक , रजनीकान्त पुत्र नन्दकिशोर । 
गांगी देवी पत्नी मुख्तियार , विनोद कुमार पुत्र 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


6 


7 चन्दौली विरैली 


8 


9 


10 


11 | पं 0 दीन 

दयाल 

उपाध्याय 

नगर 


12 

13 


14 


15 


16 


17 


130 निजी कृषि 0.0360 


80 निजी कृषि 0.0400 


82 


चन्दौली बनौली 
359 

खुर्द 


344 


डिग्धी 505 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


निजी कृषि 

निजी आवासीय 


निजी कृषि 


निजी 


कृषि 

504 निजी कृषि 

502 निजी 

कृषि 


345 


495 निजी 


आवासीय 


497 निजी कृषि 

कृषि 


496 निजी कृषि 


निजी कृषि 


0.1550 


0.0070 


0.0638 


0.0092 


0.0108 

0.0120 


0.0372 


3 


0.0057 


कुमार 

मुख्तियार , करिश्मा पत्नी राकेश पासवान , 
अभिनाश कुमार पुत्र राकेश पासवान , 
तनुकुमारी पुत्री राकेश पासवन , सुरेशचन्द्र , 
ओमप्रकाश , दिलीप कुमार पुत्रगण नन्दलाल , 
तारा देवी पत्नी नन्दलाल | 


0.1112 


मुराहू पुत्र छेदी , हरदेई पत्नी बंशनारायण , 
अवधेश पाल , अशोक पाल पुत्रगण 
वंशनारायण , श्यामपाल पुत्र बचानू , छांगुर पुत्र 
जोखन , विक्रमा पुत्र किशुन । 


सदानन्द पुत्र उमाशंकर , गोपाल 
गोपाल पुत्र 
रमाशंकर , पंकज पुत्र कामेश्वर , कपिलदेवी 
पत्नी उमाशंकर , अनिल कुमार पुत्र सरस्वती 
प्रसाद , अनुराग पुत्र अरूण , रेनु पत्नी अरूण , 
रविन्द्र , सुरेश पुत्रगण उमाशंकर , सतीश 
कुमार , संजीव कुमार , मनोज कुमार पुत्रगण 
राजेन्द्र प्रसाद , प्रभावती देवी पत्नी राजेन्द्र 

प्रसाद । 


ओमप्रकाश पुत्र शोमनाथ , रामअनूज , रामेश्वर 
पुत्रगण हरिशंकर | 


0.0112 जुबैदा पत्नी सलामत , आसिफ , जुगनू पुत्रगण 

सलामत । 

विजयशंकर पुत्र रामजनम । 

राजेन्द्र पुत्र हरी , सुरेन्द्रकुमार राममूरत , 

शिवमूरत , रामा प्रसाद पुत्रगण 

श्यामलाल , 

राजेश पुत्र रामजी , लखपती पत्नी रामजी । 


हीरा पुत्र जोगी , वैरागी पुत्र मैनाथ , कपिलदेव , 
चन्द्रदेव पुत्रगण लक्षिमन , पवन , सम्मन उर्फ 
महेन्द्र , राजेन्द्र पुत्रगण बेचन । 


महेन्द्र उर्फ सम्मन , राजेन्द्र पुत्रगण बेचन , 
जयनाथ उर्फ लौटन , बब्बन पुत्रगण पवन 
कुमार । 


0.0135 कन्हैया , सन्तोष पुत्रगण हरिदास , श्यामदेई 

पत्नी हरिदास , सखा देवी पत्नी दीनानाथ । 


महेन्द्र उर्फ सम्मन , राजेन्द्र पुत्रगण बेचन , 
जयनाथ उर्फ लौटन , बब्बन पुत्रगण पवन 
कुमार । 


पौधारी देवी पत्नी राधेश्याम , चन्द्रभान , देवभान 
पुत्रगण राधेश्याम , 
मक्खन पुत्र विपत् 

रामविलास , रामबली उर्फ असरफी विश्वकर्मा 
पुत्रगण रामलखन । 


पौधारी देवी पत्नी राधेश्याम , चन्द्रभान , देवभान 
पुत्रगण राधेश्याम , 
मक्खन पुत्र विपत् 

रामविलास , रामबली उर्फ असरफी विश्वकर्मा 
पुत्रगण रामलखन । 


बाबूलाल मौर्या , संतोष कुमार पुत्रगण राममूरत , 
श्रीनरायन पुत्र गनेश , रामसागर पुत्र सरजू , 


4 


18 


19 


20 

21 

22 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


344 निजी 


कृषि 


339 निजी आवासीय 

कृषि 

कृषि 

निजी कृषि 

निजी कृषि 


338 निजी 

318 

316 


0.0632 


0.0012 


0.0324 


0.0560 

0.0520 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

बलवन्त कुमार पुत्र हरगोविन्द , रामदुलारी 
पत्नी हरगोविन्द , अमरज्योतिनन्दन पुत्र 
गोर्वधन , अर्चना कुमारी पत्नी संजय कुमार । 


यशवन्त सिंह पुत्र रामचन्द्र सिंह , प्रतिभा सिंह 
पत्नी गिरजा शंकर सिंह , रक्षा , प्रशान्त कुमार 
सिंह पुत्रगण गिरजा शंकर सिंह , अशोक , 
संतोष कुमार , कृष्ण कुमार , विनोद कुमार 
पुत्रगण तेजूराम , कमलेश , विमलेश कुमार 
पुत्रगण रतनलाल , लक्ष्मीना देवी पत्नी 

रतनलाल । 


छक्क , सीताराम , राजेन्द्र , महेन्द्र प्रसाद पुत्रगण 
बचनू । 


( Railway Board ) 


छक्कू , सीताराम , राजेन्द्र , महेन्द्र प्रसाद पुत्रगण 
बचनू । 

बेचन पुत्र रामवृक्ष । 

सलाहुदृदीन पुत्र जौवाद हुसेन । 


0.0448 रामचन्द्र , छोटेलाल , राजकुमार पुत्रगण 
रामनरेश । 


[ फा . सं . 2022 / एलएमएल- II / 12 / 2 / ईसी / 2331 ] 

पंकज त्यागी , कार्यकारी निदेशक ( भू . एवं सु . ) 


MINISTRY OF RAILWAYS 


NOTIFICATION 

New Delhi , the 10th August , 2022 

S.O. 3796 ( E ) .– Whereas , by the notification of the Government of India , in the Ministry of Railways 
( Railway Board ) , number , S.0.1777 ( E ) , dated the 7th April , 2022 , published in Gazette of India , Extraordinary , 
Part II , Section 3 , Sub - section ( ii ) , dated the 12th April , 2022 ( hereinafter referred to as the said notification ) and 
issued under sub - section ( 1 ) of section 20A of the Railways Act , 1989 ( 24 of 1989 ) ( hereinafter referred to as the 
said Act ) , the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to 
the said notification for the purpose of execution , maintenance , management and operation of Special Railway 
Project namely , Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Chandauli in the State of Uttar Pradesh ; 


And whereas , the substance of the said notification was published in daily newspapers namely , " Dainik 
Jagran ” and “ Hindustan " dated the 28th April , 2022 under sub - section ( 4 ) of section 20A of the said Act ; 


And whereas , no objections were received and the same have been considered by the Competent 
Authority accordingly orders have been passed ; 


And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 20E of the said Act , the Competent Authority 
has submitted its report to the Central Government ; 


Now therefore , upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers 
conferred by sub - section ( 1 ) of section 20E of the said Act , the Central Government hereby declares that the 
lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 20E of the said Act , the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette , the land specified in the schedule 
annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances . 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


SCHEDULE 

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely , 
Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Chandauli in the State of Uttar Pradesh . 

DISTRICT : CHANDAULI 


Sr. Tahsil 
No. 


1 


2 


3 


4 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 


Village Gata Type Nature of Acquired 

No. 

Land 

of 
Land 

Area 
( in Hect . ) 

Chandauli Anurudhpur 144 Pvt . Agriculture 0.0160 


142 Pvt . 


141 Pvt . 


Agriculture 0.0472 


Agriculture 0.0392 


110 Pvt . Agriculture 0.0352 


128 Pvt . Agriculture 


5 


0.0350 


Name of Related persons / Land 
Owners 


Sawitri Devi W / o Dudhnath Kewat , 
Ramaashish Kumar , Ramprawesh , 
Rakesh Kumar , Vimlesh Kumar S / o 
Dudhnath Kewat , Renu Kumari D / o 
Dudhnath Kewat , Shiwnath , Devnath 
S / o Sahdev , Ramprakash , Kanhaiya S / o 
Munnilal , Kapildev , Sadanand , 
Ravindra , Suresh S / o Umashankar , 
Anil Kumar S / o Saraswati Prasad , 
Renu Devi W / o Arun Kumar , Anupam , 
Anurag S / o 
S / o Arun Kumar , Satish 
Kumar , Sanjeev Kumar , Manoj Kumar 
S / o Rajendra Prasad . 


Murahu S / o Chhedi , Hardeyi W / o 
Banshnarayan , Avadhesh Pal , Ashok 
Pal S / o Vanshnarayan , Shyampal S / o 
Bachanu . 


Murahu S / o Chhedi , Hardeyi W / o 
Banshnarayan , Avadhesh Pal , Ashok 
Pal S / o Vanshnarayan . 


Lalti W / o Ramlakhan , Ramsevak 
Prasad , Umashankar S / o Ramlakhan , 

Padmaja Devi W / o Radheshyam , 
Raghvendra Singh , Dhirendra Kumar 
Rai S / o Radheshyam , Rampyare , 
Rajesh Kumar S / o Gaurishankar , 
Katenarayan S / o Harpal , Gaurishankar , 
Avadhnarayan , sakalnarayan S / o 
Bhagvat , Narendra , surendra S / o 
Vijaybahadur , Okar , Kamala S / o 
Lakshminarayan , Satendra Kumar 
Singh , Jnardan Kumar Singh S / o 
Tejbahadur , Hiravati Devi W / o 
Tejbahadur , Umrav , Kuvar , Ananat S / o 
Ramadhar , Giraja Devi W / o Ramadhar , 
Prem Singh , Santosh S / o Bhuneshvar , 
Omprakash S / o Gulab , Bhagauti , 
Thakur Prasad S / o Vanshnarayan , 
Phatenarayan S / o Harpal , 
Prabhunarayan S / o Shyamkartik , 
Rajanikant S / o Nandkishor . 


Gangi Devi W / o Mukhtiyar , Vinod 
Kumar S / o Mukhtiyra , Karishma W / o 
Rakesh Pasvan , Abhinash Kumar S / o 
Rakesh Pasvan , Tanukumari D / o 
Rakesh Pasvan , Sureshchandra , 
Omprakash , Dilip Kumar S / o Nandlal , 
Tara Devi W / o Nandlal . 


6 


6 


7 Chandauli 


8 


9 


10 


11 


12 

13 


14 


15 


16 


17 


Viraili 


Pt . DDU 

Nagar 


Chandauli Banauli Kurd 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Digghi 


130 Pvt . Agriculture 0.0360 


80 


82 


359 


Pvt . Agriculture 


Pvt . Agriculture 0.1550 


344 Pvt . 


Pvt . Residential 0.0070 


Pvt . 


505 Pvt . 


504 Pvt . 
502 Pvt . 


345 


0.0400 


Agriculture 0.0638 


Residential 0.0092 


Pvt . 


Agriculture 0.0112 


497 Pvt . Agriculture 0.0135 


Agriculture 0.0108 
Agriculture 0.0120 


495 Pvt . Agriculture 0.0372 


496 Pvt . Agriculture 0.0057 


Agriculture 0.1112 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 


Murahu S / o Chhedi , Hardeyi W / o 
Banshnarayan , Avdhesh Pal , Ashok Pal 
S / o Vanshnarayn , Shyampal S / o 
Bachnu , Chhagur S / o Jokhan , Vikarma 
S / o Kishun . 


Sdanand S / o Umashankar , Gopal S / o 
Ramashankar , Pankaj S / o Kameshavar , 
Kapildevi W / o Umashankar , Anil 
kumar S / o Saraswati Prasad , Anurag 
S / o Arun , Renu W / o Arun , Ravindra , 
Suresh S / o Umashankar , Satish Kumar , 
Sanjiv Kumar , Manoj Kumar S / o 
Rajendra Prasad , Prabhavati Devi W / o 
Rajendra Prasad . 


Omprakash S / o Shobhanath , Ramanuj , 
Rameshwar S / o Harishankar . 


Hira S / o Jogi , Vairagi S / o Mainath , 
Kapildev , Chandradev S / o Lakshiman , 
Pawan , Samman Alis Mahendra , 
Rajendra S / o Bechan . 


Mahendra alis Samman , Rajendra S / o 
Bechan , Jainath alis Lautan , Babban 
S / o Pawan Kumar . 


Mahendra alis Samman , Rajendra S / o 
Bechan , Jainath alis Lautan , Babban 
S / o Pawan Kumar . 


Jubaida W / o Slamat , Aasif , Juganu S / o 
Salamat . 


Vijayshankar S / o Ramjanam . 

Rajendra S / o Hari , Surendra Kumar , 
Rammurat , Shivmurat , Rama Prasad 
S / o Shyamlal , Rajesh S / o Ramji , 
Lakhpati W / o Ramji . 


Kanhaiya , Santosh S / o Haridas , 
Shyamdei W / o Haridas , Sakha Devi 
W / o Dinanath . 


Paudhari Devi W / o Radheshyam , 
Chandrabhan , Devbhan S / o 
Radheshyam , Makkhan S / o Vipatu , 
Ramvilas , Rambali alis Asarfi 
Vishvkarma S / o Ramlakhan . 

Paudhari Devi W / o Radheshyam , 
Chandrabhan , Devbhan S / o 
Radheshyam , Makkhan S / o Vipatu , 
Ramvilas , Rambali alis Asarfi 
Vishvkarma S / o Ramlakhan . 

Babulal Maurya , Santosh Kumar S / o 
Rammurat , Srinrayan S / o Ganesh , 
Ramsagar S / o Sarju , Balvant Kumar 
S / o Hargovind , Ramdulari W / o 
Hargovind , Amarjyotinandan S / o 
Govardhan , Archana Kumari W / o 
Sanjay Kumar . 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


18 


19 


20 

21 
22 


344 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Pvt . Agriculture 0.0632 


339 Pvt . 


Residential 0.0012 


Agriculture 0.0324 


338 Pvt . 

Agriculture 0.0560 

318 Pvt . Agriculture 0.0520 
316 Pvt . Agriculture 


Yashvant Singh S / o Ramchandra 
Singh , Pratibha Singh W / o Girja 
Shankar Singh , 
Singh , Raksha , Prashant 
Kumar Singh S / o Giraja Shankar 
Singh , Ashok , Santosh Kumar , Krisna 
Kumar , Vinod kumar S / o Tejuram , 
Kamlesh , Vimlesh Kumar S / o Ratanlal , 
Lakshmina Devi W / o Ratanlal . 


Chhakku , Sitaram , Rajendra , Mahendra 
Prasad S / o Bachanu . 


Sitaram , 

Chhakku , 
Mahendra Prasad S / o Bachanu . 


7 


Bechan S / o Ramvriksh . 

Salahuddin S / o Jauvad Husen . 

0.0448 Ramchandra , Chhotelal , Rajkumar S / o 
Ramnaresh . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


[ F. No. 2022 / LML - II / 12 / 2 / EC / 2331 ] 
PANKAJ TYAGI , Executive Director ( L & A ) 


MANOJ KUMAR 

VERMA 


Rajendra , 


Digitally agned byMANOJ KUMAK 

VERMA 

Date : 2022.08.13 16:35:33 +05 : 30 


